निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


25 आषाढ़ 1941 ( श0 ) 
( सं0 पटना 814) पटना, मंगलवार, 16 जुलाई 2019 


वित्त विभाग द्वारा 
अनौपचारिक रूप 
से परामर्शित 


पत्र सं0 - 1 / सी01 - 10 / 2019- 5604 / गृ0आ0 

गृह विभाग 
( आरक्षण शाखा) 


प्रेषक, 


रंजन कुमार सिन्हा, 
सरकार के अपर सचिव । 


सेवा में , 


महालेखाकार ( ले० एवं ह0), 
बिहार, पटना । 

पटना, दिनांक 12 जुलाई, 2019 
केन्द्रीय चयन पर्षद के अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति हेतु पुलिस महानिदेशक के एक गैर - संवर्गीय पद 
के सृजन के संबंध में । 


विषयः 


वहा 


आदेश : - स्वीकृत । 

बिहार पुलिस अधिनियम - 2007 ( अधिनियम - 7, 2007 ) की धारा - 55, सहपठित धारा - 94 के अधीन 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार पुलिस हस्तक - 1978 खंड - III के परिशिष्ट - 72 के क्रमांक - 4 को 
प्रतिस्थापित करते हुए सिपाही की नियुक्ति के लिए केन्द्रीय चयन पर्षद का गठन विभागीय अधिसूचना संख्या - 6843 
दिनांक 11. 08.2008 द्वारा किया गया । इसके द्वारा केन्द्रीय चयन पर्षद के अध्यक्ष के रूप में अपर पुलिस 
महानिदेशक / पुलिस महानिरीक्षक स्तर के पदाधिकारी को रखने का प्रावधान किया गया । पुनः गृह विभाग की 
अधिसूचना संख्या - 1591 दिनांक 29.02.2016 द्वारा बिहार पुलिस हस्तक - 1978 खण्ड - III के परिशिष्ट - 72 के 
क्रमांक - 4 को प्रतिस्थापित कर पुलिस महानिदेशक / अपर पुलिस महानिदेशक अथवा पुलिस महानिरीक्षक कोटि के 
पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय चयन पर्षद का पुर्नगठन करते हुए पर्षद के अध्यक्ष की नियुक्ति / मनोनयन 
राज्य सरकार द्वारा किये जाने का प्रावधान किया गया । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 16 जुलाई 2019 
3. केन्द्रीय चयन पर्षद के अध्यक्ष के पद पर पुलिस महानिदेशक / अपर पुलिस महानिदेशक अथवा 
पुलिस महानिरीक्षक कोटि के पदाधिकारी की नियुक्ति के वर्तमान प्रावधान से संबंधित क्रमांक - 4(i) एवं ( ii ) को 
प्रतिस्थापित कर प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार के गृह विभाग ( आरक्षी शाखा) द्वारा सेवारत अथवा सेवानिवृत 
पुलिस महानिदेशक अथवा अपर पुलिस महानिदेशक अथवा पुलिस महानिरीक्षक को केन्द्रीय चयन पर्षद के अध्यक्ष के 
रूप में नियुक्त / नामित किया जायगा । 

सेवारत पदाधिकारी को अपना पदीय वेतन एवं अन्य सुविधाएँ प्राप्त होंगी । अध्यक्ष के रूप में नियुक्त सेवानिवृत 
पदाधिकारी को अपने सेवाकाल के अंतिम वेतन के बराबर पदीय वेतन एवं अन्य सुविधाएँ प्राप्त होंगी, परन्तु ऐसे 
सेवानिवृत पदाधिकारी द्वारा प्राप्त पेंशन की राशि को घटाने के बाद शेष राशि वेतन के रूप में पायेंगे । 

4. प्रस्तावित प्रतिस्थापन के फलस्वरूप अध्यक्ष केन्द्रीय चयन पर्षद के पद पर सेवारत अथवा सेवानिवृत 
पदाधिकारी की नियुक्ति की स्थिति में वेतनादि के आहरण के उदेश्य से इस पद के सृजन की आवश्यकता है । इस पद 
पर तीनों स्तरों में से किसी एक स्तर के सेवारत्त अथवा सेवानिवृत पदाधिकारी की नियुक्ति हो सकती है । इसलिए 
उच्चतम स्तर का पद पुलिस महानिदेशक के पद सृजन से किसी भी स्तर के पदाधिकारी के वेतनादि के आहरण में 
कोई कठिनाई नहीं होगी । 

5. अत : केन्द्रीय चयन पर्षद , पटना के कार्यों के अनुशासनिक एवं प्रशासनिक नियंत्रण तथा अनुश्रवण 
हेतु अध्यक्ष के पद पर पुलिस महानिदेशक अथवा अपर पुलिस महानिदेशक अथवा पुलिस महानिरीक्षक की नियुक्ति हेतु 
पुलिस महानिदेशक का एक गैर संवर्गीय पद के सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

6. उपर्युक्त प्रस्तावित पद के सृजन पर अनुमानित वार्षिक व्यय कुल ₹ 27, 80,576 / - ( सताइस लाख 
अस्सी हजार पाँच सौ छिहत्तर) रूपये मात्र है । व्यय का वहन गैर योजना व्यय मुख्य शीर्ष - 2055 - पुलिस, उप मुख्य 
शीर्ष - 00, लघु शीर्ष - 001 -निदेशन और प्रशासन, उप शीर्ष - 0008 - सिपाही की नियुक्ति हेतु केन्द्रीय चयन पर्षद एवं 
विपत्र कोड - 22 - 2055000010008 के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों से किया जायगा । इसके निकासी एवं व्ययन 
पदाधिकारी अध्यक्ष , केन्द्रीय चयन पर्षद , पटना होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन 
(विश्वेश्वरैया भवन ) पटना से की जायगी । 
उपर्युक्त पद सृजन में वित्त विभाग की सहमति एवं मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है । । 

विश्वासभाजन, 
रंजन कुमार सिन्हा, 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 814 -571 + 10 डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic .in 


